रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/99 


REGD . No. D.L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत 
The Gazette of India 


राजपत्र 


त्रा 


ज 


सी.जी.- डी.एल.- अ .- 21052020-219470 

CG- DL- E -21052020-219470 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II- खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1387 ] 
No. 1387 ] 


नई दिल्ली , बुधवार, मई 20 , 2020 / वैशाख 30, 1942 
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20 , 2020 /VAISAKHA 30 , 1942 


, 


, 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 मई , 2020 
का . आ . 1548( अ).- केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4677 दिनांक 26 दिसम्बर 2019, जो भारत 
के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय 
राजमार्ग संख्या एन.एच 548ई. (नवीन घोषित ) म्हसवड-पिलीव-पंढरपूर मार्ग के वर्तमान कि.मी. 88/200 
राजमार्ग 74 का ( ऑन टी -जंक्शन राजमार्ग 74 और राजमार्ग 77, म्हसवड ) से कि.मी. 141/600 राजमार्ग 74 का 
( ऑन टी -जंक्शन राजमार्ग 74 और राजमार्ग 15, पंढरपूर) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण , अनुरक्षण , 
प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय 
की घोषणा की थी ; 


, 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख "14 जनवरी 
2020 " को " दैनिक ऐक्यू " और " दैनिक तरुण " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 


दिया है ; 


, 


2125GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (ii) ] 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की 
धारा 3 घ की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच 548ई. (नवीन घोषित) म्हसवड-पिलीव -पंढरपूर मार्ग के 
वर्तमान कि.मी. 88/200 राजमार्ग 74 का ( ऑन टी -जंक्शन राजमार्ग 74 और राजमार्ग 77 , म्हसवड ) से 
कि.मी. 141/600 राजमार्ग 74 का ( ऑन टी -जंक्शन राजमार्ग 74 और राजमार्ग 15, पंढरपूर ) के लिए 

अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम : महाराष्ट्र 

जिले का नाम : सातारा 
क्रमिक || सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति भूमि का 
संख्या 

क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुकका नाम : माण 


गांव का नाम : म्हसवड 


1 


757 PT 


निजी 


शुष्क 


0.003 


आप्पा विठोबा पुकळे, नामदेव विठोबा 
पुकळे . चंद्रशेखर पोपट रोकडे, सचिन 
अशोक रोकडे, सुनिल उत्तमराव 
गायकवाड , संतोष उत्तमराव 
गायकवाड, तात्यासो चंद्रकांत 
गायकवाड विकी शहाजी लोंखडे. 
पोपट लक्ष्मण विरकर, सुरेश पांडूरंग 
तावले ,प्रितेश विजय बनगर प्रितेश 
अ.पा.क विजय विश्वनाथ धनाजी 
औताडे विश्वनाथ अ.पा.क. 
धनाजी ,लता दूर्गेश शिंदे, दिपक 
रामचंद्र घार्गे देशमुख , सिताबाई 
आप्पा पुकळे. 
( ७५७ पै ) 


, 


| भाग || —खण्ड 3 (ii)| 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


, 


, 


2 


816PT 


निजी 


शुष्क 


10.288 


यशवंत हरिबा नामदे, शशिकांत 
श्रीपती म्हेत्रे , वसंत श्रीपती म्हेत्रे , 
अशोक श्रीपती म्हेत्रे , मंगल रघुनाथ 
कलढोणे, कुसुम दादा कलढोणे , वैजंता 
मारुती लिंगे.मालन श्रीपती म्हेत्रे , 
पांडुरुग म्हकाळ सरतापे , कृष्णा सखा 
महार 
( ८१६ पै ) 


, 


3 


823PT 


निजी 


शुष्क 


0.003 


सुकदेव दामू सरतापे , आशा मुकिंदा 
झेंडे, खुबाई दामू सरतापे , लुनेश 
शिवाजी विरकर , सनगर समाज मंडळ 
म्हसवड ट्रस्ट तर्फे विदयमान अध्यक्ष 
दत्तात्रय दगडू त्रिगुणे . 
( ८२३/२ पै ) 


कुल 


0.2940 


[ फा . सं . 12037/ 28/2017 - MAH( P-6 )/3A3 / 3D3 ] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th May , 2020 
S.O. 1548 (E ).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways, S.O. 4677 (E ) dated 26 Dec 2019 , published in the Gazette of India , Extraordinary, 
Part II , Section 3 , Sub -section (ii) issued under sub -section ( 1) of section 3A of the National Highway Act , 1956 
(48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire 
the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance , 

management and operation of National Highway No.548 E ( Newly Declared) Mhaswad -Piliv- Pandharpur 
Road from existing km . 88/200 of SH - 74 (On T -Junction with SH -74 & SH -77 , Mhaswad ) to Km . 141/600 of 
SH -74 (On T -Junction with SH - 74 & SH - 15 , Pandharpur) in the State of Maharashtra 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Aikya " and " Dainik 
Tarun ” both dated 14.01.2020 ; under sub -section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the 
land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NII548E 
in the stretch of land from National Ilighway No.548 E (Newly Declared ) Mhaswad - Piliv- Pandharpur 
Road from existing km . 88/200 of SH - 74 (On T - Junction with SH - 74 & SH - 77 , Mhaswad ) to Km . 141/600 
of SH -74 (On T - Junction with SH -74 & SH - 15 , Pandharpur ) in the State of Maharashtra . 


State : MAHARASHTRA 


District : Satara 


SI. 
No. 


Survey 
Number 


Type of Land 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land 
Owner /Interested Person 

Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Man 


Viilage: Mhaswad 


1 


757 PT 


Private 


Dry 


0.003 


Aappa Bithoba Pukle , Namdev 
Bithoba Pukle , Chandrashekhar Popat 
Rokde , Sachin Ashok Rokde , Sunil 
Uttamrao Gayakbad , Santosh 
Uttamrao Gayakbad , Tatyaso 
Chandkrant Gayakbad , Viki Shahaji 
Lokhande, Popat Lakshman Virkar, 
Suresh Pandurang Tavle , Pritesh 
Vijay Bangar, Pritesh A. Pa. K Vijay 
Vishwanath Dhanaji Otade 
Vishwnath A. Pa. K. Dhanaji, Lata 
Durgesh Shinde , Dipak Ramchandra 
Dharge Deshmukh , Sitabai Aappa 
Pukle . 
757 PT 


2 


816 PT 


Private 


Dry 


0.288 


Yashwant Hariba Naamde , 
Shashikant Shripati Mehtre , Basant 
Shripati Mehtre , Ashok Shripati 
Mehtre, Mangal Raghunath Kaldone , 
Kusum Dada Kaldone, Vaijanta 
Maruti Linge , Malan ShripatiMehtre , 
Pandurang Mehkal Sartape , Krishna 
Sakha Mahaar 
816 PT 


3 


823 PT 


Private 


Dry 


0.003 


Sukdev Damu Sartape , Asha Mukinda 
Jhende , Sakhubai Damu Sartape , 
Lunesh Shivaji Virkar, Sangar Samaj 
MandalMahswad Trust Vidhyaman 
Adhyaksh Dattatray Dagdu Trigune 
823/2 PT 


TOTAL 


0.294 


[ F. No. 12037/28/ 2017 -MAH ( P -6 )/3A3/ 3D3] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOKKUMAR 


